निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


HE 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


, 


या 


प्रवर 


11 फाल्गुन 1932 ( 20 ) 
संख्या 09 पटना , बुधवार , 

2 मार्च 2011 ( ई 0 ) 
विषय - सूची 
पृष्ठ 

पृष्ठ 
भाग-1 - नियुक्ति , पदस्थापन , बदली, शक्ति , छुट्टी 

भाग -5 — बिहार विधान मंडल में पुरःस्थापित 
और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं । 

2-4 

विधेयक, उक्त विधान मंडल में उपस्थापित 

उपस्थापित किये जानेवाले 
भाग-1-क स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के 

समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान 
आदेश। 

मंडल में पुर : स्थापन के पूर्व प्रकाशित 
भाग-1- ख - मैट्रीकुलेशन , आई0 ए 0, आई 0 एससी 0, 

विधेयका 
बी 0 ए 0 , बी 0 एससी 0, एम 0 ए 0 , 

भाग- 7 – संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की 
एम 0 एससी० , लॉ भाग-1 और 

2, 
एम 0 बी 0 बी 0 एस 0 , बी 0 एस 0 ई 0 , डीप ० - इन 

अनुमति मिल चुकी है । 
एड0, एम 0एस 0 और मुख्तारी परीक्षाओं के 

भाग-8 भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक , 
परीक्षा- फल , कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान , 

संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के 
आदि । 

प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर 

समितियों के प्रतिवेदन और संसद में 
भाग-1- ग — शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि 

पुर : स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक । 
भाग- 2 - बिहार- राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा 

भाग- 9 - विज्ञापन 
निकाले गये विनियम , आदेश, अधिसूचनाएं 
और नियम आदि । 

5-6 

भाग-9 -क वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं 
भाग -3 भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और 

भाग- 9- ख - निविदा सूचनाएं , परिवहन सूचनाएं , 
उच्च न्यायालय के आदेश , अधिसूचनाएं 

न्यायालय सूचनाएं और 

सूचनाएं और सर्वसाधारण 
और नियम, भारत गजट और राज्य 

सूचनाएं इत्यादि । 

7-8 
गजटों के उद्धरण । 


. 


पूरक 


भाग-4 बिहार अधिनियम 


पूरक - क 


9-10 


2 


बिहार गजट , 2 मार्च 2011 


भाग -1 
शक्ति , छुट्टी और अन्य 


नियुक्ति , पदस्थापन , 


बदली , 


वैयक्तिक सूचनाएं 


गन्ना उद्योग विभाग 


अधिसूचनाएं 
17 फरवरी 2011 


सं ० स्था . - 2-05 / 2010-314 – श्री सुधाकर पाण्डेय, ईख पदाधिकारी, सिवान को कार्य हित में अपने कार्यो के 
अतिरिक्त गन्ना उद्योग विभाग, बिहार , पटना (मुख्यालय) में प्रतिनियुक्त किया जाता है । 
2. पूर्व में निर्गत आदेश इस हद तक संशोधित समझे जाएगें । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
अनिल कुमार झा , अवर सचिव । 


17 फरवरी 2011 


संस्था.- 2-05 / 2010-316 — विभागीय अधिसूचना संख्या -2228 , दिनांक 31 दिसम्बर 2010 के अनुपालन में 
नवनियुक्त ईख पदाधिकारी श्री वेदव्रत कुमार द्वारा दिनांक 14 जनवरी 2011 के पूर्वाहन् में विभाग में दिये गए योगदान को 
स्वीकृत करते हुए उन्हें ईख पदाधिकारी, मोतिहारी के रिक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

2. श्री कुमार को छ: माह के प्रशिक्षण हेतु ईख पदाधिकारी, गोपालगंज के साथ संबद्ध किया जाता है । 
3. पूर्व में निर्गत आदेश इस हद तक संशोधित समझे जायेगें 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
अनिल कुमार झा , अवर सचिव । 


निर्वाचन विभाग 


अधिसूचनाएं 
21 फरवरी 2011 


सं 0 ई2-1-85 / 2007-06-906 — निर्वाचन विभाग , बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या ई2-1-85 / 2007-01 सहपठित ज्ञापांक 
9 दिनांक 3 जनवरी 2011 के आलोक में अवर निर्वाचन पदाधिकारी (परीक्ष्यमान ) के पद पर नियुक्त अभ्यर्थियों (जिनकी अनुशंसा बिहार लोक सेवा 
आयोग द्वारा 48 वीं से 52 वीं सम्मिलित संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर की गई थी ) को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार- सह -प्रधान 
सचिव, निर्वाचन विभाग, बिहार, पटना के कार्यालय में उनके योगदान के उपरांत उनके नाम के समक्ष अंकित क्षेत्रीय कार्यालय में व्यावहारिक 
प्रशिक्षण हेतु पदस्थापित किया जाता है : 


बिहार गजट, 2 मार्च 2011 


3 


क्रमांक 


नाम 


गृह जिला 


सेवा में प्रथम योगदान की 
तिथि (मुख्यालय में ) 


पदस्थापन का स्थान 
-अनुमंडल (जिला) 


1 


2 


3 


4 


5 


श्री यशस्वी कुमार 


जौनपुर ( उ0 प्र0) 


02.02.2011 


बाढ़ (पटना) 


श्री आशुतोष राय 


गाजीपुर (उ0प्र 0) 


02.02.2011 


सोनपुर ( सारण ) 


N 


3 


श्री संतोष कुमार सिंह 


औरंगाबाद (बिहार) 


18.01.2011 


जगदीशपुर (भोजपुर) 


2. उपर्युक्त पदाधिकारी पारगमन अवधि का उपभोग किये बिना संबंधित कार्यालय में अपने पद का प्रभार ग्रहण करेंगे । 

3. संबंधित जिला निर्वाचन पदाधिकारी - सह -जिला पदाधिकारी द्वारा उनके अंतर्गत व्यावहारिक प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु पदस्थापित अवर 
निर्वाचन पदाधिकारी ( परीक्ष्यमान) के प्रशिक्षण की समाप्ति के उपरांत एक मूल्यांकन प्रतिवेदन मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार - सह -प्रधान सचिव, 
निर्वाचन विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जायेगा । 
4. उपर्युक्त सभी अवर निर्वाचन पदाधिकारी चिकित्सा पर्षद द्वारा योग्य पाये गये हैं । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से . 
राम कृष्ण प्रसाद ,विशेष कार्य पदाधिकारी - सह 
उप - मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार - सह - उप सचिव । 


22 फरवरी 2011 


सं 0 ई2-2-022 / 2010-08-939 — बिहार सेवा संहिता के नियम 180 एवं 246 में निहित प्रावधानों एवं बिहार कार्यपालिका (संशोधन) 


नियमावली-2007 के नियम 21 के अधीन चतुर्थ अनुसूची में उल्लेखित स्थापना संबंधी शक्तियों के प्रत्यायोजन के आलोक में अवर निर्वाचन 


पदाधिकारी (परीक्ष्यमान ) के पद पर दिनांक 2 फरवरी 2011 से नियुक्त श्री यशस्वी कुमार को उनके द्वारा किये गये अनुरोध के आधार पर दिनांक 


22 फरवरी 2011 से दिनांक 15 जून 2011 तक असाधारण अवकाश स्वीकृत किया जाता है । इस अवकाश के लिये श्री यशस्वी कुमार को कोई छुट्टी 


वेतन अनुमान्य नहीं होगा । 


बिहार राज्यपाल के आदेश से, 
आर ० के ० प्रसाद , विशेष कार्य पदाधिकारी । 


22 फरवरी 2011 


सं 0 - ई2-2-035 / 2010-09-940 — बिहार सेवा संहिता के नियम 180 एवं 246 में निहित प्रावधानों एवं बिहार कार्यपालिका ( संशोधन) 
नियमावली 2007 के नियम 21 के अधीन चतुर्थ अनुसूची में उल्लेखित स्थापना संबंधी शक्तियों के प्रत्यायोजन के आलोक में अवर निर्वाचन 
पदाधिकारी (परीक्ष्यमान ) के पद पर दिनांक 2 फरवरी 2011 से नियुक्त उम्मीदवार श्री आशुतोष राय को उनके द्वारा किये गये अनुरोध के आधार 


4 


बिहार गजट , 2 मार्च 2011 


पर दिनांक 22 फरवरी 2011 से दिनांक 15 जून 2011 तक असाधारण अवकाश स्वीकृत किया जाता है । इस अवकाश के लिये श्री आशुतोष राय 
को कोई छुट्टी वेतन अनुमान्य नहीं होगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से. 


आर० के ० प्रसाद, विशेष कार्य पदाधिकारी 


निगरानी विभाग 


अधिसूचना 
22 फरवरी 2011 


: 


सं ० नि ०वि ०परिगृह( आ o)-20 / 2011-931— चूँकि राज्य सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि मुजफ्फरपुर थाना में 
दर्ज थाना कांड का अनुसधान एवं पर्यवेक्षण के लिए निगरानी अन्वेषण ब्यूरो में उपलब्ध विशिष्ट अनुसंधानाकर्ताओं को संलग्न 
किया जाना आवश्यक है । अतः तात्कालिक प्रभाव से निम्न वर्णित कांड के अधिग्रहण एवं अनुवर्ती अनुसंधान तथा पर्यवेक्षण के 
लिए निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना को प्राधिकृत किया जाता है 

1. मुजफ्फरपुर थाना कांड संख्या -401 / 2010 दिनांक 1 अक्तूबर 2010 मुजफ्फरपुर पुलिस प्रशासन में आर्थिक 
गड़बड़ी एवं भ्रष्टाचार के संबंध में माननीय विशेष न्यायालय, निगरानी द्वारा पारित आदेश । 

बिहार - राजयपाल के आदेश से , 
पी ० सी ० शरण, विशेष सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय 

मुद्रणालय, 
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 

50-571 + 50 - डी 0 टी 0 पी 0 । 
Website: http://egazette.bih.nic.in 


बिहार गजट , 2 मार्च 2011 


5 


भाग-2 
बिहार - राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, 

अधिसूचनाएं और नियम आदि । 


आदेश , 


निर्वाचन विभाग 


शुद्धि - पत्र 

21 फरवरी 2011 
संख्या- ई2-2-046 / 2010-07-914 — निर्वाचन विभाग की अधिसूचना सं0 01 , दिनांक 3 जनवरी 2011 के क्रमांक 23 ( तेईस) पर नाम 
विकाश कुमार के स्थान पर विकास कुमार अंकित हो गया है । अतः इसे विकाश कुमार पढ़ा जाये । शेष यथावत् रहेगा । उक्त अधिसूचना को इस 
हद तक संशोधित समझा जाये 


। 


बिहार - राज्यपाल के आदेश से, 


आर० के ० प्रसाद 


विशेष कार्य पदाधिकारी - सह 


उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार । 


मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग 


अधिसूचना 

18 फरवरी 2011 
विषय: - दिनांक 23 सितम्बर 2008 को मंत्रिपरिषद् की बैठक में ग्रामीण विकास विभाग के प्रस्ताव यथा मद 

संख्या -6 के अन्तर्गत 62 प्रखंडों के सृजन में सैद्धान्तिक रूप से लिये गये निर्णय को निरस्त करने तथा 
मद संख्या -7 में राज्य के 5 प्रखंडों यथा , पिपरासी, भितहाँ, जलालगढ़ , चौसा एवं नीमचक बथानी का 
मुख्यालय परिवर्तन करने के संबंध में मंत्रियों के समूह का गठन । 

सं 0 - मं.मं.- 01 / आर.- 07 / 2007-216 — ग्रामीण विकास विभाग के प्रस्ताव पर दिनांक 23 सितम्बर 2008 को 
मंत्रिपरिषद् की बैठक के मद संख्या -6 एवं 7 में लिये गये निर्णय के आलोक में , प्रस्तावों पर विचार कर अनुशंसा देने के लिए 
उप मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रियों का एक समूह गठित किया जाता है, जिसमें निम्नांकित मंत्रीगण सदस्य होंगे : 

( 1 ) मंत्री, ग्रामीण विकास 
(2 ) मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार 
2. मंत्रियों के समूह को सचिवालीय सहायता ग्रामीण विकास विभाग उपलब्ध कराएगा । 


6 


बिहार गजट , 2 मार्च 2011 


3. पूर्व में अधिसूचित अधिसूचना सं०-3241, दिनांक 29 सितम्बर 2008 को तद्नुरूप संशोधित समझा जाय । 
आदेश:-आदेश दिया जाता है कि इसे "बिहार गजट में प्रकाशित कराया जाय । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से . 


रविकान्त, प्रधान सचिव । 


अधीक्षक , 


सचिवालय 

मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 50-571 + 210- डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website: http://egazette.bih.nic.in 


बिहार गजट , 2 मार्च 2011 


7 


भाग -9 ( ख ) 
निविदा सूचनाएं , परिवहन सूचनाएं , न्यायालय सूचनाएं 

और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि । 


Bihar State Blood Bank , 
Patna Medical College Hospital, Patna , 


Tender 


No.86 — Vide Govt. of Bihar , Health Department letter no 45 ( 1 ), dated 27th January 2010 the 
Bihar State Blood Bank , Patna Medical College Hospital, Patna 800 004 , Bihar invites sealed tender for 
disposal of : 


1. Human Fresh Frozen Plasma (FFP ) 


2. Human Cryo - Poor Plasma. ( CPP) 


Terms and conditions are as follows : 


1. NOC from Drugs Controller India , Ministry of Health & Family Welfare , Govt. of India , Nirman 

Bhawan , New Delhi for collecting excess unused Plasma ( FFP & CPP ) from licensed blood 


banks . 


2. NOC from Drugs Controller India ,Ministry of Health & Family Welfare, Govt. of India, Nirman 

Bhawan , New Delhi for fractionation of Plasma in India or for exporting for fractionation . 
3. Cost of packing , transportation (Cold Chain ) to be borne by the purchaser . 
4. The company in whose favor the bid will be made should deposit Rs. Two lac in the form of 


demand draft in favor of Bihar State Blood Bank , PMCH , Patna in advance , as guarantee money . 


, 


5. A Memorandum of understanding (MOU ) to this effect will be signed . 
6. Technical and Financial bid to be submitted in separate envelops super subscribed 

“ TECHNICAL BID ” and “ FINANCIAL BID ” respectively. 
7. Tender should be typed , not hand written . Any cutting should be initialed . 
8. Bid will be accepted only by speed post or registered post, and not by courier. 
9. Last date for submission is 7th March 2011 


10. Bids received after last date will not be considered . 


11. Any dispute will be resolved in Patna jurisdiction . 


8 


बिहार गजट , 2 मार्च 2011 


12. Superintendent, Patna Medical College Hospital, Patna may cancel the tender, without any 


reason . 


13. Website www.prd bihar.org & www.pmch .in may be visited for details. 
Place :- Patna 

Sd/- Illegible , 
Date :- 17th February 2011 

Superintendent. 


अधीक्षक , 


, 


सचिवालय 

मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 50-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website : http://egazette.bih.nic.in 


बिहार गजट , 2 मार्च 2011 


9 


बिहार गजट 


का 


पूरक ( अ 0 ) 
प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित 


वाणिज्य कर विभाग 


अधिसूचनाएं 
31 जनवरी 2011 


सं ० कौन / भी -129 / 2007-08 - श्री इन्द्र नारायण झा , वाणिज्य कर पदाधिकारी, किशनगंज अंचल को अन्वेषण 
व्यूरो, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर के पदस्थापनकाल से संबंधित कतिपय आरोपों के लिए विभागीय अधिसूचना संख्या 479 , 
दिनांक 28 दिसम्बर 2007 द्वारा तत्कालिक प्रभाव से निलंबित करते हुए विभागीय संकल्प संख्या -103( अनु ०), दिनांक 
21 फरवरी 2008 द्वारा इनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही चलायी गयी । जांच संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जांच प्रतिवेदन की 
समीक्षोपरांत विभागीय अधिसूचना संख्या 272, दिनांक 25 जुलाई 2008 द्वारा उन्हें निलंबन से मुक्त 

करते “निन्दन " का दंड 
संसूचित किया गया, परन्तु निलंबन अवधि दिनांक 28 दिसम्बर 2007 से 24 जुलाई 2008 तक का विनियमन अनिर्णित था । 
इनके द्वारा समर्पित अभ्यावेदन की सम्यक् समीक्षोपरांत सरकार द्वारा निम्न निर्णय लिया गया है: 

( क ) निलंबन अवधि (दिनांक 28 दिसम्बर 2007 से 24 जुलाई 2008 तक ) में जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ 
भी देय नहीं होगा, इसी के साथ उक्त अवधि को विनियमित किया जाता है । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से, 
( ह ० )-अस्पष्ट, वाणिज्य कर आयुक्त - सह - सचिव । 


18 जनवरी 2011 
सं ० कौन / भी -138 / 08 ( छाया II)-04— श्री राजीव रंजन कुमार सिंह , बि ० वि ० से ०, तत्कालीन वाणिज्य कर 
उपायुक्त, प्रभारी सासाराम अंचल को विभागीय अधिसूचना सं ० 28, दिनांक 2 मार्च 2009 द्वारा दिनांक 2 मार्च 
2009 के प्रभाव से निलंबित किया गया । विभागीय संकल्प सं ० 99 दिनांक 8 मई 2009 द्वारा उनके विरुद्ध 
विभागीय कार्यवाही संचालित की गई । उन्हें विभागीय अधिसूचना सं ० 267 दिनांक 23 सितम्बर 2010 द्वारा 


10 

बिहार गजट , 2 मार्च 2011 
तत्कालिक प्रभाव से निलंबन मुक्त किया गया है । उन्होंने जीवन -निर्वाह भत्ता में बढ़ोत्तरी हेतु अभ्यावेदन समर्पित 
किया है । 

अतः बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील ) नियमावली 2005 के नियम -10 (1)(i ) में निहित 
प्रावधान के अनुसार दिनांक 2 मार्च 2010 से 22 सितम्बर 2010 तक उनका जीवन निर्वाह भत्ता 75 प्रतिशत की दर 
से देय होगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से . 
( ह ०)-अस्पष्ट, वाणिज्य कर आयुक्त - सह - सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 50-571 + 20 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website: http://egazette.bih.nic.in 


